रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED NO. D.L.-— 33002 / 99 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 121 
No. 12 ] 


दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 24 , 2012 / श्रावण 2 , 1934 
DELHI, TUESDAY, JULY 24 , 2012 /SHRAVANA 2, 1934 


[ रा. रा . रा . क्षे. दि . सं . 102 

IN. C. T. D. No. 102 


भाग II - खण्ड 1 

PART II - Section 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी , दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली, 24 जुलाई, 2012 
फा . सं. मु. चु. अ ./ चु. सा . / 102( 16 ) / 2012 / 16618. — निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :..-- 

प्ररूप 5 
( राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम , 1974 का नियम 6 देखिए ) 

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 


क्रम सं. अभयर्थी का नाम 


अभ्यर्थी का पता 


.. .. . .. 


. 


गाँव - मेवानगर , तहसील- पंचपद्र , जिला - बाड़मेर, राजस्थान । 


1. 
2. 


जसवंत सिंह 
मो. हामिद अंसारी 


6 , बंगला, मौलाना आजाद रोड , नई दिल्ली । 


टी . के . विश्वानाथन , भारत के उपराष्ट्रपति पद 
के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर 

और महासचिव , लोक सभा 


स्थान : नई दिल्ली 
दिनांक 23 जुलाई , 2012 


आदेश से , 


बी. के. परचुरे, अवर सचिव ( चुनाव ) 


2711 DG/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


| PART II . SEC . 1 | | 


- 


- - 


. 


. . . - 


- 


- 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 

NOTIFICATION 

Delhi, the 24th July, 2012 
E. No. CEO / EL .G /102 ( 16 ) 2012/16618 . - The following is published for general information : 

___ Forms 
(See Rule 6 of the Presidential and Vice - Presidential Elections Rules, 1974 ) 

Election to the Office of Vice- Presidentof India 

List of Contesting Candidates 
Sl. No. Name of Candidate 

Address of Candidate 
1. Jaswant Singh 

Village-Mewanagar, Teh .- Panchpadra, Distt.-Barmer, Rajasthan 
2 . M . Hamid Ansari 

6 , Bunglow , Maulana Azad Road, New Delhi. 


T. K . VISWANATHAN, Returning Officer for Electionto the 

office of Vice -President of India , 2012 and 

Secretary -General, Lok Sabha 


Place: New Delhi 
Date 23rd July, 2012 


By Order. 


B. K . PARCHURE, Under Secy. ( Elections ) 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 24 जुलाई, 2012 
फा . सं. 12( 4 ) /वित्त ( राजस्व - 1 )/ 2012 - 2013 / डीएस - III / 531. — दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम , 1996 ( 1997 
का दिल्ली अधिनियम सं. 8 ) की धारा 14 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , सिरीफोर्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रान्ति मार्ग एवं किला, सैवन स्टाइल माईल , सामने कुतु 
जलाई. 2012 से 5 अगस्त , 2012 के बीच होने वाले " 12वें ओसियान -सिनेफेन फिल्म फैस्टिवल " नामक आयोजन को तुरन्त प्रभाव से मनोरंजन 
कर की देयता से मुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

एस. के कामरा , उप सचिव - 1( वित्त ) 


FINANCE ( REVENUE-1) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi,the 24th July , 2012 


F.No. 12 (4 )/ Fin .(Rev - 1)/2012 - 13 /DS- 111/531. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 
14 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 ( DelhiAct No. 08 of 1997), the Lieutenant Governor of the National 
Capital Territory of Delhi is pleased to exempt, with immediate effect, cvent titled "12th Osian s- Cincfan Film Festival " to bc 
held from 27th July , 2012 to 5th August , 2012 at Siri Fort Cultural Complex, August KrantiMarg and The Kila , Seven Style 
Mile , Opposite Qutab Minar, Mehrauli from the liability to pay Entertainment Tax . 

By Order and in the Name of the LieutenantGovernor 

of the NationalCapital Territory of Delhi, 

S. K . KAMRA, Dy. Secy.-III(Finance ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110051 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 .. 


